निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 12 माघ 1931 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 1 फरवरी 2010 


( सं0 पटना 82 ) 


विधि विभाग 


- - 


- 


- 


अधिसूचना 

28 जनवरी 2010 
एस0ओ0 10 , दिनांक 1 फरवरी 2010 — अनुसूचित जाति एवं जन - जाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 
1989 की धारा - 15 के अन्तर्गत बेगुसराय जिला के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन - जाति ( अत्याचार 
निवारण ) अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री अनिल कुमार देव , अधिवक्ता, बेगुसराय 
जिनका निबंधन संख्या- बी0/ 5639/ 1999 है , को लोक अभियोजक के अनुमान्य शुल्क पर इनके पद ग्रहण की 
तिथि से अगले तीन वर्षों के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की कृपा की है । 

2. इस नियुक्ति के फलस्वरूप पूर्व से कार्यरत विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त हो 
जायेगी । 

( सं0सं0 - सी0ए0एस0 - 3 - 30 / 2007 / 433/ जे0 ) 
बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

मजहर इमाम , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 82-571 + 25-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


